निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


21 वैशाख 1937 ( शO ) 
पटना , सोमवार , 11 मई 2015 


( सं० पटना 559 ) 


पंचायती राज विभाग 


अधिसूचनाएं 

5 मई 2015 
सं0 840 / वि0 - 5 - 132 / 2014 / 2516 — बिहार पंचायत राज अधिनियम , 2006 की धारा 94(2 ) सहपठित धारा 
146 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार ग्राम कचहरी न्यायमित्र (नियोजन, सेवाशर्त एवं 
कर्त्तव्य ) नियमावली, 2007 का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं : 

बिहार ग्राम कचहरी न्यायमित्र (नियोजन , सेवाशर्त एवं कर्तव्य) ( संशोधन ) नियमावली , 2015 

1. संक्षिप्त नाम , विस्तार एवं प्रारंभ । - (1 ) यह नियमावली बिहार ग्राम कचहरी न्यायमित्र (नियोजन, 
सेवाशर्त एवं कर्त्तव्य) ( संशोधन) नियमावली, 2015 कही जा सकेगी । 

( 2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा । 
(3) यह अधिसूचना के निर्गमन की तारीख से प्रवृत्त होगी । 

2. बिहार ग्राम कचहरी न्यायमित्र (नियोजन, सेवाशर्त एवं कर्त्तव्य ) नियमावली, 2007 के नियम 8 के उप नियम 
(1 ) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा: 

"(1) न्यायमित्रों को नियत फीस के आधार पर नियोजित किया जायेगा और उन्हें ₹7,000 / 
( सात हजार रुपये ) मात्र प्रतिमाह देय होगा । " 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

(ह०) अस्पष्ट, 
सरकार के प्रधान सचिव । 


Par JGIC (31HTETUT), 11 HS 2015 

The 5th May 2015 
No. 8Pa/Vi-5- 132/ 2014 /2516 — In exercise of the powers conferred by Section 94 (2 ) 
read with Section 146 of the Bihar Panchayat Raj Act, 2006 , the Governor of Bihar is 
pleased to make the following Rules to amend the Bihar Gram Katchahary Nyaymitra 
( Appointment, Service Conditions and Duties ) Rules , 2007: 

Bihar Gram Katchahary Nayaymitra (Appointment, Service Conditions and 
Duties ) (Amendment) Rules, 2015 

1.Short Title, Extent and Comencement - (1) These Rules may be called the Bihar 
Gram Katchahary Nyaymitra (Appointment, Service Conditions and Duties ) ( Amendment) 
Rules, 2015 . 


(2 ) It shall extend to the whole of the State of Bihar. 


( 3 ) It shall come into force from the date of issue of notification . 

2. Sub rule (1) of Rule 8 of the Bihar Gram Katchahary Nyaymitra 
(Appointment, Service Conditions and Duties ) Rules, 2007 shall be substituted by the 
following: 

" Nyaya Mitra will be employed on fixed fees and they will be paid 37 ,000 / - (Rupees 


Seven thousand ) for a month ." 


By order of the Governor of Bihar, 

Sd /- Illegible , 


Principal Secretary to the Government. 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
Rask JIGIC ( 31HTERUT) 559 -571 + 500 - STOCOuto || 

Website : http :// egazette. bih . nic . in 


